निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
( सं० पटना 258 ) पटना , शुक्रवार , 22 फरवरी 2019 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

15 फरवरी 2019 
सं० वि०स०वि० - 03 / 2019 / 647 / वि०स० | - "बिहार विनियोग ( लेखानुदान ) विधेयक, 2019 ", जो बिहार 
विधान सभा में दिनांक 15 फरवरी 2019 को पुरःस्थापित हुआ था , बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन 
नियमावली के नियम - 116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

बटेश्वर नाथ पाण्डेय, 

सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 22 फरवरी 2019 


[वि०स०वि० 02 / 2019 ] 

बिहार विनियोग ( लेखानुदान ) विधेयक, 2019 
बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों की निकासी 1 अप्रील 2019 से शुरू होने वाले 
वर्ष के प्रथम चार माहों की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए विधेयक । 

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित होः 
1 . संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारम्भ । 

यह अधिनियम बिहार विनियोग ( लेखानुदान ) अधिनियम , 2019 कहा जा सकेगा । 
( 2 ) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 

( 3 ) यह 01 अप्रील 2019 से प्रवृत्त होगा । 

2 . वित्तीय वर्ष 2019 - 20 में सकल व्यय राशि 201071, 02 , 28 , 000 ( दो लाख एक हजार 
इकहत्तर करोड़ दो लाख अट्ठाईस हजार ) रूपये में से निर्वाचन , गृह एवं आपदा प्रबंधन मद की संपूर्ण 
राशि तथा शेष मदों के एक तिहाई भाग ( 33 प्रतिशत ) की राशि को हजार के गुणक में करते हुए 
व्यय करने हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए लेखानुदान में राशि प्रस्तावित है। 

3. 2019 - 20 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 77338, 52, 96 , 000 
( सतहत्तर हजार तीन सौ अड़तीस करोड़ बावन लाख छियानवे हजार ) रूपये की निकासी । - बिहार 
राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ - 2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध 
में , 01 अप्रील, 2019 को शुरू होने वाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्यय की 
पूर्ति के लिए , कुल 77338,52, 96 , 000 ( सतहत्तर हजार तीन सौ अड़तीस करोड़ बावन लाख छियानवे 
हजार ) रूपये, जो इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ - 6 में उल्लिखित राशि से अधिक न होगा , 
निकाले जा सकेंगे । 

4 . विनियोग । - इस अधिनियम द्वारा बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए 
प्राधिकृत राशियां 01 अप्रील 2019 को प्रारंभ होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित 
सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके संबंध में विनियोजित की जायेंगी । 


मांग / 
विनियोग 
संख्या 


अनुसूची 
( धाराएं 2 और 3 देखें ) 

राशि की अधिसीमा ( रूपये ) 
राजस्व 

बिहार विधान मंडल । राज्य की संचित 
द्वारा दिए गए अनुदान 

| निधि पर भारित 


सेवा से संबंधित मांग या 

विनियोग 


पूंजी 


योग 


3 


राजस्व 


9697952000 


9697952000 


01 


कृषि विभाग 


पूंजी 


66000000 


66000000 


राजस्व 


3145729000 


3145729000 


02 


पशु एवं मत्स्य संसाधन 
विभाग 


पूंजी 


7000 


7000 


राजस्व 


2616783000 


2616783000 


भवन निर्माण विभाग 


पूंजी 


15120924000 


15120924000 


राजस्व 


1205838000 


1205838000 


04 


मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


पूंजी 


417153000 


417153000 


राजस्व 


98602000 


98602000 


05 


. 


राज्यपाल सचिवालय 


पूंजी 


बिहार गजट ( असाधारण ), 22 फरवरी 2019 


अनुसूची 
( धाराएं 2 और 3 देखें ) 


राशि की अधिसीमा ( रूपये ) 


मांग / 
विनियोग 
संख्या 


सेवा से संबंधित मांग या 

विनियोग 


राजस्व 
पूंजी 


बिहार विधान मंडल राज्य की संचित 
द्वारा दिए गए अनुदान | निधि पर भारित 


योग 


1 


3 


राजस्व 


5365133000 


5365133000 


निर्वाचन विभाग 


पूजी 


राजस्व 


147512000 


147512000 


07 


निगरानी विभाग 


पूंजी 


राजस्व 


512119000 


512119000 


08 


कला, संस्कृति एवं युवा 
विभाग 


पूंजी 


राजस्व 


4997636000 


4997636000 


सहकारिता विभाग 


पूंजी 


1594783000 


1594783000 


राजस्व 


14259923000 


14259923000 


ऊर्जा विभाग 


पूंजी 


15091329000 


15091329000 


राजस्व 


5229348000 


5229348000 


11 


पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा 
वर्ग कल्याण विभाग 


पूंजी 


61050000 


61050000 


राजस्व 


975242000 


2887599000 


3862841000 


12 


वित्त विभाग 


पूंजी 


2902020000 


2902020000 


राजस्व 


35387479000 


35387479000 


13 


सूद भुगतान 


पूंजी 


राजस्व 


ऋण अदायगियां 


पूंजी 


23878576000 


23878576000 


राजस्व 


60864247000 


45613000 


60909860000 


15 


पेंशन 


पूंजी 


राजस्व 


39455816000 


पंचायती राज विभाग 


39455816000 

825000000 


पूंजी 


825000000 


राजस्व 


534040000 


534040000 


वाणिज्य - कर विभाग 


पूंजी 


0 


राजस्व 


4446712000 


खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण 
विभाग 


4446712000 
166018000 


पूंजी 


| 


166018000 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 22 फरवरी 2019 


अनुसूची 
( धाराएं 2 और 3 देखें ) 


राशि की अधिसीमा ( रूपये ) 


मांग / 
विनियोग 
संख्या 


सेवा से संबंधित मांग या 

विनियोग 


राजस्व 
पूंजी 


। 


उM | 


बिहार विधान मंडल 
द्वारा दिए गए अनुदान 


राज्य की संचित 
निधि पर भारित 


योग 


1 


राजस्व 


1381950000 


1381950000 


19 


पर्यावरण , वन एवं जलवायु 
परिवर्तन विभाग 


पूंजी 


273900000 


273900000 


राजस्व 


25387095000 


25387095000 


20 


स्वास्थ्य विभाग 


पूंजी 


6368010000 


राजस्व 


112289807000 


21 


शिक्षा विभाग 


6368010000 
112289807000 

2545885000 
104660015000 


पूंजी 


2545885000 


राजस्व 


104660015000 


गृह विभाग 


पूंजी 


5025829000 


5025829000 


राजस्व 


2340699000 


2340699000 


23 


उद्योग विभाग 


पूंजी 


369897000 


369897000 


राजस्व 


786452000 


786452000 


सूचना एवं जनसंपर्क विभाग 


पूंजी 


राजस्व 


508195000 


508195000 


25 


सूचना प्रावैधिकी विभाग 


पूंजी 


379500000 


379500000 


राजस्व 


26 


श्रम संसाधन विभाग 


2592195000 

39600000 


2592195000 

39600000 


पूंजी 


राजस्व 


3267935000 


3267935000 


27 


विधि विभाग 


पूंजी 


0 


राजस्व 


0 


585036000 


585036000 


उच्च न्यायालय 


पूंजी 


राजस्व 


171203000 


171203000 


खान एवं भूतत्व विभाग 


पूंजी 


राजस्व 


624018000 


624018000 


30 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


पूंजी 


891000000 


891000000 

6600000 


राजस्व 


6600000 


संसदीय कार्य विभाग 


पूंजी 


बिहार गजट ( असाधारण ), 22 फरवरी 2019 


अनुसूची 
( धाराएं 2 और 3 देखें ) 


राशि की अधिसीमा ( रूपये ) 


मांग / 
विनियोग 
संख्या 


सेवा से संबंधित मांग या 

विनियोग 


राजस्व 
पूंजी 


बिहार विधान मंडल राज्य की संचित 
द्वारा दिए गए अनुदान | निधि पर भारित 


योग 


राजस्व 


684744000 


3840000 


688584000 


32 


विधान मंडल 


पूंजी 


राजस्व 


2378574000 


23532000 


2402106000 


33 


सामान्य प्रशासन विभाग 


पूंजी 


0 


राजस्व 


92107000 


92107000 


34 


| बिहार लोक सेवा आयोग 


पूंजी 


0 


राजस्व 


2794965000 


2794965000 


योजना एवं विकास विभाग 


पूंजी 


5418567000 


5418567000 


राजस्व 


1847478000 


1847478000 


36 


लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण 
विभाग 


पूंजी 


10310322000 


10310322000 


राजस्व 


3996288000 


3996288000 


ग्रामीण कार्य विभाग 


पूंजी 


32033001000 


32033001000 


राजस्व 


783452000 


783452000 


38 


मद्य निषेध , उत्पाद एवं 
निबंधन विभाग 


पूंजी 


राजस्व 


48847575000 


48847575000 


आपदा प्रबंधन विभाग 


पूंजी 


58000000 


58000000 


राजस्व 


2791575000 


2791575000 


40 


राजस्व एवं भूमि सुधार 
विभाग 


पूंजी 


134872000 


134872000 


राजस्व 


4848172000 


4848172000 


पथ निर्माण विभाग 


पूंजी 


18270186000 


18270186000 


राजस्व 


51608785000 


ग्रामीण विकास विभाग 


51608785000 

99033000 


पूंजी 


99033000 


राजस्व 


662376000 


662376000 


43 


विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग 


पूंजी 


257400000 


257400000 


राजस्व 


4988082000 


44 


अनुसूचित जाति एवं 
अनुसूचित जनजाति कल्याण 
विभाग 


4988082000 

13200000 


पूंजी 


13200000 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 22 फरवरी 2019 


अनुसूची 
( धाराएं 2 और 3 देखें ) 


राशि की अधिसीमा ( रूपये ) 


मांग / 
विनियोग 
संख्या 


सेवा से संबंधित मांग या 

विनियोग 


राजस्व 
पूंजी 


4 


| 


बिहार विधान मंडल राज्य की संचित 
द्वारा दिए गए अनुदान | निधि पर भारित 


योग 


राजस्व 


717811000 


717811000 


45 


गन्ना उद्योग विभाग 


पूंजी 


राजस्व 


158710000 


46 


पर्यटन विभाग 


158710000 
825000000 


पूंजी 


825000000 


राजस्व 


1463288000 


1463288000 


47 


परिवहन विभाग 


पूंजी 


46200000 


46200000 


राजस्व 


16991007000 


48 


नगर विकास एवं आवास 
विभाग 


16991007000 

33000000 


पूंजी 


33000000 


राजस्व 


3704717000 


3704717000 


जल संसाधन विभाग 


पूंजी 


8347878000 


8347878000 


राजस्व 


1602727000 


1602727000 


लघु जल संसाधन विभाग 


पूंजी 


833316000 


833316000 


राजस्व 


23122617000 


23122617000 


समाज कल्याण विभाग 


पूंजी 


101895000 


101895000 


योग राजस्व 


581463137000 


39123808000 


620586945000 


योग पूंजी 


128919775000 


23878576000 


152798351000 


महायोग 


710382912000 


63002384000 


773385296000 


बिहार गजट ( असाधारण ), 22 फरवरी 2019 


__ उद्देश्य एवं हेतु 
राज्य की संचित -निधि से कोई राशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि 
के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी , अन्यथा नहीं । ऐसी विधि में यह व्यवस्था रहेगी कि 

( क ) विधान सभा द्वारा पारित किये गये अनुदानों, और 
( ख ) राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित कुल राशि राज्य की 

साचत । नाव 

संचित निधि में से विनियोजित की जायेगी । 
यह विधेयक इसलिए लाया जा रहा है कि जब तक विधान सभा 01 अप्रील , 2019 को प्रारंभ 
होने वाले वर्ष के आय-व्ययक ( बजट ) पर विस्तार पूर्वक विचार नहीं कर लेती तब तक उस वर्ष में 
भुगतान के सिलसिले में होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि से ( संविधान के 
अनुच्छेद 206 ( 1) के अधीन ) मात्र 77338 , 52, 96 , 000 ( सतहत्तर हजार तीन सौ अड़तीस करोड़ बावन 
लाख छियानवे हजार ) रूपये , जो प्रथम चार महीने का खर्च है , दिए और विनियोजित किए जा सकेंगे। 


सुशील कुमार मोदी, 
भार - साधक सदस्य । 


पटना , 
दिनांक 15 फरवरी 2019 


अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 

बटेश्वर नाथ पाण्डेय , 

सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 258 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


